निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 919 ) 


20 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 11 नवम्बर 2014 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

24 सितम्बर 2014 
सं0 वि. उ. - 02 - 08 / 11 - 2157 - 23. 09 . 2014: CWJC No.13980 / 2014 में दिनांक 01. 09. 2014 को मा० 
उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) 
अधिनियम - 1981 की धारा - 31 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त, बिहार , 
पटना ने मेसर्स एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि० , लौरिया प० चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2014 - 15 से पेराई सत्र 
2016 - 17 तक के लिए प्रस्तुत 128 (एक सौ अठाईस) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुनः सुनवायी 
किया । सुनवायी में संबंधित चीनी मिल के प्रतिनिधि श्री शौरभ प्रताप सिंह एवं ईख प्रबंधक, श्री हरिश चन्द श्रीवास्तव , 
सभी ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार , पटना उपस्थित थे । 
संबंधित चीनी मिल के पक्ष में गैर परम्परागत ग्रामों का आरक्षण ( वर्ष 2011 - 12, 2012 - 13 एवं 2013 - 14 ) आदेश जो 
बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या - 622 दिनांक - 15.11.2012 में प्रकाशित हुआ था , का भी अवलोकन किया । उक्त 
आदेश के परिशिष्ट - क के क्रमांक - 1 पर अंकित ग्राम रमपुरवा (थाना नं० - 352 ) दोबारा प्रविष्टि क्रमांक - 26 पर भी हो 
गया है । 

___ अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में मेसर्स एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स लि० के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया 
कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 3500 टी . सी . डी . की है । चीनी मिल के साथ एक 60 के . एल . पी . डी . की डिस्लरी 
एवं 20 मेगावाट की सह - विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है । उनके लिए मात्र 139 ग्रामों का पराम्परागत क्षेत्र गठित 
है , इसके अतिरिक्त अपरम्परागत रूप में भाट मुक्त क्षेत्र के बगहा अंचल के 1 ग्राम , ठकराहॉ अंचल के 1 ग्राम एवं 
योगापट्टी अंचल के 28 ग्राम कुल 31 ग्राम गत् 3 वर्षों से इनके चीनी मिल के साथ आरक्षित थे । उनके प्रबन्धन द्वारा 
इन ग्रामों में सघन ईख विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने चीनी मिल की आवश्यकता हेतु गन्ने का आच्छादन 
सुनिश्चित कराया जा रहा है परन्तु उनके 33 ग्राम बाढ़ से प्रभावित है । पेराई वर्ष 2014 - 15 के लिए उनके चीनी मिल 
के लिए निर्धारित सामान्य ईख आवश्यकता 35. 12 लाख क्विटल है । उनके आरक्षित क्षेत्र में कुल 32535 .28 एकड़ में 
ईख का आच्छादन है , जिसमें सट्टा नीति में निर्धारित सप्लाई ईल्ड के आधार पर लगभग 37. 60 लाख क्विटल गन्ना ही 
पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा । उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र में 150 दिन पेराई हेतु उन्हें 52.50 लाख क्विटल 
गन्ने की आवश्यकता है । उपरोक्त आलोक में प्रबंधक द्वारा पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 के लिए लौरिया अंचल 
के 16 ग्राम , योगापट्टी अंचल के 43 ग्राम, चनपटिया अंचल के 57 ग्राम, बगहा अंचल के 8 ग्राम, ठकराहाँ अंचल के 1 
ग्राम एवं भितहाँ अंचल के 3 ग्राम कुल 128 ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । उन्होंने 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 
बताया कि ये ग्राम उनके चीनी मिल के निकट है तथा स्थानीय किसानों को अपने गन्ने को उनके मिल में आपूर्ति में 
सहुलियत होगी । उन्होंने बताया कि उनके आरक्षित क्षेत्र के बीच में हरिनगर चीनी मिल को योगापट्टी अंचल का एक 
ग्राम बलुआ निवाज राय ( 356 ) आरक्षित हो गया है, जो उनके चीनी मिल को आरक्षित होनी चाहिए । 

बैठक में उपस्थित हरिनगर चीनी मिल के महाप्रबन्धक श्री पोद्दार द्वारा यह बताया गया कि लौरिया चीनी 
मिल द्वारा उनको गत आरक्षित चनपटिया मिल क्षेत्र के 42 ग्राम, भाट क्षेत्र के 12 ग्राम एवं भितहाँ अंचल के 3 ग्रामों एवं 
4 परम्परागत ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव पर उन्हें आपत्ति है । उन्होंने बताया कि सघन ईख विकास कार्यक्रम चलवाकर 
एवं गन्ना कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनके मिल द्वारा इन ग्रामों में ईख के आच्छादन को बढ़ाया गया है । 
उन्होंने उन ग्रामों में ऋण भी वितरित किया है । स्थानीय गन्ना कृषक भी अपने गन्ने को उनके मिल में आपूर्ति करना 
चाहते हैं । 

बैठक में उपस्थित बगहा चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा भी लौरिया चीनी मिल में भाट क्षेत्र के किये गये 12 
ग्रामों के आरक्षण की मांग एवं नरकटियागंज द्वारा योगापट्टी अंचल अन्तर्गत 7 ग्राम के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध किया 
गया । 

क्षेत्र आरक्षण के विषय पर दिनांक 18.09. 2014 को सम्पन्न प० चम्पारण जिले के गन्ना किसानो की हुई 
सुनवायी के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गयी भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जन 
प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । हरिनगर एवं नरकटियागंज चीनी मिलों को 
गत वर्ष अपरम्परागत आरक्षित बगहा, चनपटिया एवं योगापट्टी अंचल के ग्रामों के कृषकों द्वारा सुनवायी के क्रम में 
हरिनगर एवं नरकटियागंज चीनी मिलों से प्राप्त होनेवाले सुविधा का उल्लेख करते हुए चीनी मिल के कार्य - कलाप पर 
संतोष व्यक्त किया गया तथा यह आग्रह किया गया कि गत् वर्ष में उनके लिए किये गये हरिनगर एवं नरकटियागंज 
चीनी मिलों के साथ क्षेत्रारक्षण की व्यवस्था को यथावत् रखा जाय । भितहाँ एवं मधुबनी प्रखण्ड के कुछ किसानों द्वारा 
यह आग्रह किया गया कि उनका क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ प्रचुर मात्रा में पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता है । 
उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र को मुक्त ( फी ) रखते हुए हरिनगर एवं बगहा 
दोनों चीनी मिलों का क्रय केन्द्र स्थापित करवाते हुए गन्ने के खपत की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय । तदोपरान्त 
क्षेत्रीय विकास परिषद की अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना 
गया । 

लौरिया चीनी मिल द्वारा क्षेत्रारक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यालय अभिलेख आदि के अवलोकन से प्रतीत 
होता है कि इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 3500 टी . सी . डी . है । चीनी मिल का एन . सी . आर. 35.12 लाख क्विटल है । 
इस चीनी मिल को गत् वर्षों के आरक्षित ग्रामों में 32535.28 एकड़ गन्ना आच्छादन है । चीनी मिल क्षेत्र में लगभग 37 . 
60 लाख क्विटल मात्र गन्ना उपलब्ध है जो उनके एन. सी . आर. से अधिक है । इस चीनी मिल का पेराई वर्ष 2013 - 14 
के लिए किया जा रहा ईख मूल्य भुगतान का प्रतिशत संतोषप्रद नहीं है जिस कारण गन्ना कृषकों द्वारा असंतुष्टि व्यक्त 
की गयी है । यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि स्थापना काल से गत वर्ष तक इस चीनी मिल द्वारा अपने स्थापित क्षमता 
से गन्ने की पेराई नहीं की जा सकी है । योगापट्टी अंचल अन्तर्गत हरिनगर चीनी मिल को आरक्षित ग्राम बलुआ निवाज 
राय ( 356 ) को भी नक्शे पर देखा गया तथा यह पाया गया कि यह लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के बीच स्थित 


है । 


उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और संबद्ध पक्षो को सुनने के बाद मेसर्स एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स 
लि०, जिला - प० चम्पारण , बिहार के पक्ष में पेराई सत्र 2014 - 15, 2015 - 16 एवं 2016 - 17 (तीन पेराई सत्रों के लिए ) 
राज्य के प० चम्पारण जिलान्तर्गत निम्नांकित ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची क में दर्शित है, को 
अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है । 
जिला का नाम प्रखण्ड का नाम समेकित कुल ग्रामों की । ग्रामों के विवरण की 

संख्या 

अनुसूची 
23 

योगापट्टी 
प० चम्पारण | ठकराहा 

01 

अनुसूची क 
बगहा 
कुल योग: - 

31 


28 


लेखापित एवं शुद्धिकृत 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
ईखायुक्त , बिहार , पटना । 


आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
ईखायुक्त , बिहार, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 11 नवम्बर 2014 
पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 तक एच. पी . सी .एल . वायोफ्यूल्स लि० इकाई - लौरिया को अपरम्परागत रूप 
से आरक्षित 31 ग्रामों की सूची: 

अनुसूची - " क " 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


प० चम्पारण 


योगापट्टी 


01. 


रमपुरवा 


352 


02. 


बलुआ देव राय 


353 


03. 


बलुआ भवानी राय 


354 


04 


बलुबा मुरत राय 


355 


बलुआ नेवाज राय 


356 


06. 


कौलापुर 


357 


07. 


हरिहरपरु 


398 


08. 


भवानीपुर 


401 


भवानीपुर 


402 


नवलपुर 


403 


सेमरी भवानीपुर 


404 


बलडिहा 


413 


13. 


चौवे टोला 


414 


सेमरी 


415 


सिसवा वैरागी 


416 


16. 


निमोईया 


417 


चन्द्रउल 


418 


18. 


चॉदपुर 


419 


बरवासानी 


420 


खैरटिया 


421 


खैरटिपया 


422 


22. 


डीही 


367 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


गजना 


362 


वैशिया खाप 


363 


भटवलिया 


358 


बंगही 


बहुअतवा 


लालगढ़ 


20 / 2 


बगहा 


सिसवा टोला जयराज 


381 


रूपवलिया 


389 


ठकराहा 


31. 


खैरखुट्टा 


430 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 919-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


